रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - 


सं . 151 ] 
No. 151 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , मार्च 8 , 2000 / फाल्गुन 18 , 1921 
NEW DELHI, WEDNESDAY , MARCH 8 , 2000 /PHALGUNA 18 , 1921 


श्रम मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2000 
का० आ० 205( अ ). - केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम ( विनियमन 
और उत्पादन ) अधिनियम, 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 10 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका 
श्रम सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, दुर्गापुर थर्मल पावर 
स्टेशन, पुरुलिया और दामोदर वेली कार्पोरेशन के मैजिया थर्मल पावर 
स्टेशन के स्थापनों में , इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यों या 
संकर्मों में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ठेका 
श्रम नियोजन का प्रतिषेध करती है । 


MINISTRY OF LABOUR 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 8th March , 2000 
S. 0 . 205 ( E ). In exercise of the powers conferred 
by sub -section (1) of Section 10 of the Contract Labour 
(Regulațion and Abolition ) Act , 1970 (37 of 1970 ), the 
Central Government, after consultation with the Central 
Advisory Contract Labour Board , hereby prohibits the 
employment of contract labour in the jobs or works, 
specified in the Schedule annexed hereto , in the 
establishments of Durgapur Thermal Power Station , 
Purulia and Majia Thermal Power Station of Damodar 
Valley Corporation , with effect from the date of publication 
of this notification in the Official Gazette . 

SCHEDULE 
1. Operation and maintenance jobs in water supply at 

220 k.v. sub - station of Durgapur Thermal Power 
Station , Purulia , Post Office Dhabani, Police Station 

Durgapur, District Burdwan (West Bengal). 
2 . Cleaning and water supply in the plant of Majia 

Thermal Power Station of Damodar Valley 
Corporation . 

[ F. No. U -23013/ 23/98-LW] 
S. K . DAS , Director General 

( Labour Welfare )/Jt. Secy . 


अनुसूची 


1. दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन, पुरुलिया, डाकघर धबानी, पुलिस 

स्टेशन दुर्गापुर , जिला बर्दवान ( पश्चिमी बंगाल ) के 220 किलो 
वाट सब स्टेशन पर जल प्रदाय में प्रचालन और अनुरक्षण कार्य । 


2. दामोदर वैली कार्पोरेशन के मैजिया थर्मल पावर स्टेशन के संयंत्र 

की सफाई और उसमें जल प्रदाय । 


[ फ० सं० यू - 23013/ 23/ 98 - एल डब्ल्यू ] 
एस० के० दास , महानिदेशक ( श्रम कल्याण) /संयुक्त सचिव 


718 GI/ 2000 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3( ii ) ] 


NOTIFICATION 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2000 
का० आ० 206( अ ). - केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम ( विनियमन 
और उत्पादन ) अधिनियम, 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 10 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका 
श्रम सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् , नेशनल फर्टिलाइजर 
लिमिटेड , नांगल के स्थापन में , इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
संकर्म में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध करती है । 


अनुसूची 


1 . अमोनिया संयंत्र - II में यांत्रिक सफाई करना । 


New Delhi, the 8th March , 2000 
__ S. 0 . 206 ( E). - Inexercise of the powers conferred 
by sub -section ( 1) of section 10 of the Contract Labour 
(Regulation and Abolition ) Act, 1970 ( 37 of 1970 ), the 
Central Government, after consultation with the Central 
Advisory Contract Labour Board , hereby prohibits the 
employment of contract labour in the works, specified in 
the Schedule annexed hereto , in the establishment of 
National Fertilizers Limited, Nangal. 

SCHEDULE 
1. Mechanical Cleaning in Ammonia Plant- II . 
2 . Cleaning and sample collection in Central 

Laboratory . 
3 . Cleaning jobs in Instrumentation Department. 
4 . Upkeep of Street lights fittings in the Expansion 
___ Urea Plant. 
5 . Coal Feeding in Steam Generation Plant. 
6 . Fuel Oil Unloading in Steam Generation Plant. 

[ F. No. U - 23013 /07/ 99 -LW] 
S . K . DAS, Director General 

( Labour Welfare)/Jt. Secy . 


2. केन्द्रीय प्रयोगशाला में सफाई करना और नमूना संग्रहण । 


3. इंस्ट्रमेंटेशन विभाग में सफाई का काम । 
4. विस्तार यूरिया संयंत्र में स्ट्रीट लाइट फिटिंग का अनुरक्षण । 
5. वाष्प उत्पादन संयंत्र में कोयला भरना । 
6. वाष्प उत्पादन संयंत्र में ईंधन तेल की उतराई । 


[ फ० सं० यू - 23013/07/ 99 - एल डब्ल्यू ] 
एस० के० दास, महानिदेशक ( श्रम कल्याण )/संयुक्त सचिव 


Printed by theManager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


